सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

19 कार्तिक 1936 ( श० ) 
राँची , सोमवार 

10 नवम्बर , 2014 ( ई० ) 


संख्या 589 


खान एवं भूतत्व विभाग 


- - - - - -- - - - 


अधिसूचना 
25 अक्टूबर, 2014 


संख्या - ख0भू0वि0 -301/05-1258 -- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली 2011 में 
आंशिक संशोधन करते है । 

भाग-1 
सामान्य 


1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ - इन नियमों को झारखण्ड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2011 
( संशोधन 2014) कहा जायेगा तथा वे राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे । 


भाग-|| 
संवर्ग 


क्रमांक 3 निम्न रूप से संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
3. सेवा का गठन एवं संवर्ग की स्थापना - 
( क ) खनन् अभियंत्रण संवर्ग में निम्नलिखित संरचना होगी : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार, 10 नवम्बर , 2014 
क्रमांक 

पद 

| बल वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान 

| पे बैंड एवं वेतनमान ग्रेड पे 
अपर निदेशक( खान ) 
उप निदेशक ( खान ) 
जिला खनन पदाधिकारी ( श्रेणी-I) 
सहायक खनन पदाधिकारी ( श्रेणी-II ) 25 


24 


कुल 


परन्तु यह कि राज्य सरकार समय समय पर आवश्यकतानुसार गजट अधिसूचना से सेवा संवर्ग की संख्या में 
परिवर्तन कर सकती है । 


TOT - VIII 


खनन अभियंत्रण सेवा के पदाधिकारियों की प्रोन्नति क्रमांक 18 निम्न रूप से संबोधित एवं प्रतिस्थापित किया 
जायेगा । 


18.(i)जिला खनन पदाधिकारी , उप निदेशक , खान , अपर निदेशक , खान के पद जिसमें अन्य मानदंड के अलावे 
मेधा, सेवा में वरीयता एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के संबंध में समय समय पर 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत सरकार की आरक्षण अधिसूचना एवं रोस्टर के 
अनुसार प्रोन्नति द्वारा भरे जायेंगे। 


18 (ii)उच्चतर पदों पर प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि निम्न प्रकार होगी : 


क्रमाक 


पद 


उच्चतर पद 


प्रोन्नति हेतु न्यूनतम 

अवधि 


सहायक खनन पदाधिकारी 


जिला खनन पदाधिकारी 


8 वर्ष 


जिला खनन पदाधिकारी 


| उप निदेशक , खान 


5 वर्ष 


| उप निदेशक , खान 


अपर निदेशक , खान 


5 वर्ष 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय - समय पर कालावधि निर्धारण की शर्ते इस पर भी 
अक्षरश: प्रभावी होंगी। 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 10 नवम्बर , 2014 


18(iii) जिला खनन पदाधिकारी, उप निदेशक , खान एवं अपर निदेशक , खान के पद पर प्रोन्नति सरकार द्वारा 
कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार 
विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर की जायेगी । 


भाग - XII 
वेतन एंव भत्ते 


क्रमांक 32 निम्न रूप से संशोधित एवं प्रतिस्थापित किया जायेगा । 
32. वेतनमान एवं दर्जा : 
( क ) सेवा के सदस्यों का वेतनमान एवं दर्जा वेतन पुनरीक्षण समिति की अनुशंसा पर सरकार द्वारा समय -समय 
पर यथा निर्धारित या नीचेदिए गए वेतनमान एवं भत्तों के अनुसार देय होगा : 


क्रमाक 


पद 


छठे वेतन आयोग के अनुसार 


पे बेण्ड एवं वेतनमान 


ग्रेड पे 


अपर निदेशक ( खान ) 


PB-IV 3700 - 67000 


8700 


उप निदेशक ( खान ) 


PB-III 15600 - 39100 


7600 


जिला खनन पदाधिकारी (श्रेणी-I) 


PB-III 15600- 39100 


6600 


IV 


सहायक खनन पदाधिकारी ( श्रेणी- II ) | PB-II 9300 - 34800 


4800 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


आनंद मोहन ठाकुर, 


सरकार के उप सचिव । 


उक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इनके द्वारा प्रकाशित किया 
जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड- 3 के अधीन अंग्रेजी भाषा का अधिकृत पाठ समझा 
जायेगा । 


şir qug JGTC (31HTETUT HIHOR , 10 odtok , 2014 


Department of Mines and Geology 


NOTIFICATION 


The 25th October , 2014 


No.-Kh .Bhu .Vi.- 301/05 - 1258 -- In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 
of Constitution of India ,the Governor of Jharkhand is pleased to make partial amendment in the " The 
Jharkhand Mining Engineering Service Rules 2011." 


PART- I 


GENERAL 


1. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT:- These rules may be called the Jharkhand Mining 

Engineering Service Rules 2011 ( Amendment 2014 ) and they shall come into force from the date of 
its publication in the official gazette. 


PART- II 


CADRE 


Clause 3 is modified and substituted as follow : 


3. 


CONSTITUTION OF THE SERVICE AND SET UP OF CADRE 


(A ) 


THE MINING ENGINEERING CADRE WILL HAVE FOLLOWING SET UP : 


Sl.No 


Post 


No of Posts 


Grade Pay 


Pay scale as per VIth pay 
commission 


Additional Director Mines 


37400 -67000 PB -IV 


8700 


Dy-Director Mines 


15600 - 39100PB - III 


7600 


24 


| 15600 - 39100PB - III 


6600 


District Mining Officer 
( Class -I) 


25 


9300 - 34800 PB - II 


4800 


Assistant Mining Officer 
(Class- II) 


Provided that the State Government may by notification from time to time revise the number of post in 
the cadre according to necessity . 


FIRCUS JGTC (3THEIRUT) HHCR , 10 AZT, 2014 


PART - VIII 


PROMOTION OF OFFICERS OF MINING ENGINEERING SERVICES . 


Clause 18 is amended and substituted as follows: 


18 . 


(i) The post of District Mining Officer, Deputy Director Mines , Additional Director Mines shall be 

filled up by promotion with due regard to merit , seniority in service and Reservation 
Notification and Roster of the Government, issued by Department of Personnel, 
Administrative Reforms & Rajbhasha regarding Schedule Caste and Schedule Tribe 

candidates from time to time besides other relevant criteria . 
( ii) The minimum qualifying period for promotion to the higher posts shall be as given below : 


Post 


Higher Post 


S .1. 
No. 


Minimum period 
for promotion 


| Assistant Mining Officer 


District Mning Officer 


8 years 


DistrictMining Officer 


Deputy Director Mines 


5 years 


3 


Deputy Director Mines 


Additional 
Mines 


Director 5 years 


Circulars and orders issued by the Department of Personnel and Administrative Reforms from 
time to time shall be applicable for determination of Period of Time. 


eCO 


(iii)Promotion to the post of District Mining Officer, Deputy Director Mines , Additional Director 

Mines and shall be given by the Government upon recommendation of the Departmental 
Promotion Committee constituted by the Department of Personnel, Administrative Reforms 
& Rajbhasha , Government of Jharkhand . 


PART- XII 

PAY AND ALLOWANCES 
Serial no . 32 is amended and substituted as follow : 
32 . SCALE OF PAY AND RANK 
( a ) The pay scale and Rank of members of the service shall be as given below or as according 
to the pay scale and Allowance fixed by the State 


Government from time to time upon the recommendation of the pay revision committee : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार, 10 नवम्बर, 2014 


| Sl. No | Post 


No of Posts 


Grade Pay 


Pay scale as per VIth pay 
commission 


Additional Director Mines 


37400 - 67000 PB -IV 


| 8700 


Dy-DirectorMines 


8 


15600- 39100PB- III 


7600 


24 


15600 -39100PB- III 


| 6600 


District Mining Officer 
( Class-I) 


25 


9300 - 34800 PB- II 


4800 


AssistantMining Officer 
(Class - II ) 


By the order of the Governor, 


Anand Mohan Thakur , 


Deputy Secretary to the Government. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 589 - 50 | 


